निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 178 ) 


15 फाल्गुन 1938 ( श० ) 
पटना , सोमवार , 6 मार्च 2017 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचना 

28 फरवरी 2017 
सं० वन विक्रय ( आरा मिल / विनियर मिल) - 14 / 2012 -769 / प0व0 - माननीय उच्चतम न्यायालय मे 
दायर याचिका W.P (C ) संख्या - 202 / 1995: टी०एन० गोदावरमन तिरूमलपद बनाम भारत संघ एवं अन्य में दायर 
विभिन्न I. A. में दिनांक 05.10. 2015 को पारित आदेश में काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना एवं अन्य अनुषांगिक 
मामलों के विनियमन के लिए दिशा -निदेश निर्गत किये जाने का निदेश पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन 


मंत्रालय, भारत सरकार को दिया गया था । इसके आलोक में भारत सरकार के द्वारा The Wood Based 
Industries ( Establishment and Regulation) Guidelines , 2016 दिनांक 22.09. 2016 निर्गत किया 
गया है जिसमें काष्ठ आधारित उद्योगों के लिये अनुज्ञप्ति निर्गत / नवीकृत करने, काष्ठ की उपलब्धता के आकलन, 
काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए काष्ठ की वार्षिक आवश्यकता आदि विषयों से संबंधित मामलों के निष्पादन हेतु 
राज्यस्तरीय समिति के गठन का प्रावधान किया गया है । 

तद्आलोक में पूर्व निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या - 4016 दिनांक 31. 12.2015 द्वारा गठित राज्य स्तरीय 
समिति को विघटित करते हुए भारत सरकार के द्वारा निर्गत उपरोक्त दिशा -निदेश E. No - 3 -3 / 2015 - SU 
( Vol. II ) दिनांक 22 .09 .2016 में यथा निदेर्शित कार्यों के निष्पादन के लिए राज्यस्तरीय समिति का गठन निम्नवत् 
किया जाता है : 


अध्यक्ष 


2. 


सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 6 मार्च 2017 
1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( HoFF ) 

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के 
क्षेत्रीय कार्यालय के एक प्रतिनिधि 
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक , 

कार्य नियोजना, प्रशिक्षण एवं विस्तार, बिहार 
4. निदेशक / अपर निदेशक , उद्योग विभाग , बिहार सरकार 
5. प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य वन विकास निगम 
6. वन संरक्षक, मुख्यालय 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 

सदस्य सचिव 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

विवेक कुमार सिंह , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 178- 571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


